a 


2950 


HARYANA GOVT GAZ., DEC . 3, 1985 (AGHN . 12, 1907 SAKA ) 


[PART I 


गृह विभाग 


दिनांक 18 नवम्बर, 1985 


संख्या 20051 / डी -2.--- कि हरियाणा के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि नीचे विनिर्दिष्ट भूमि , सरकार 
द्वारा सरकारी खर्च पर सार्वजनिक प्रयोजन, अर्थात, थाना नाथुसरी चौपटा के भवन के निर्माण तथा पुलिस स्टेशन नाथूसरी चौपटा , 
जिला सिरसा के कर्मचारियों के रिहायशी क्वाटरों के लिए अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि 
निम्नलिखित परिक्षेत्र में विनिर्दिष्ट भूमि उपयुक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है । 

यह अधिसूचना भूमि अर्जन अधिनियम , 1894, की धारा 4 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों को जानकारी के 
लिए की जाती है , जिसका इससे सम्बन्ध हो । 

पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इस समय , इस कार्य में लगे 
अधिकारियों को उनके सेवकों तथा कर्मकारों सहित, परिक्षेत्र में किसी भूमि में प्रवेश और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा 
द्वारा अपेक्षित या अनुज्ञात सभी अन्य कार्य करने के लिए इसके द्वारा प्राधिकृत करते हैं । 

कोई हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में किसी भूमि के अर्जन के सम्बन्ध में कोई आक्षेप हो , इस अधिसूचना के राजपत्र में 
या दो समाचार पत्रों में प्रकाशन की या उस परिक्षेत्र में प्रचार की तिथि से, इनमें से जो भी बाद में हो, तीस दिन की अवधि के भीतर 
जिला राजस्व अधिकारी एंव भूमि अर्जन कलैक्टर, सिरसा, जिला सिरसा के सम्मुख लिखित रूप से दायर कर सकता है । 

भूमि के नक्शों का निरीक्षण जिला राजस्व अभिकारी एंव भूमि अर्जन कलैक्टर, सिरसा, जिला सिरसा, के कार्यालय में 
किया जा सकता है । 

विशिष्टियां 


जिला 


तहसील 


ग्राम 


क्षेत्रफल 


खसरा सं ० 


क्षेत्रफल 


सिरसा 


सिरसा 


नाथूसरी चौपटा 


कनाल 


मरला 


31 कनाल 
16 मरले 


हदबस्त नं.22 
खसरा नं . 9/1 मिन 


00 


2 


" 


7 


16 


3 


4 


00 


co 


4 


00 


" 


8 


00 


10 " 


HA 


00 


है 


31 


16 


सचिव , 
एल ० सी ० ग 


LATE NOTIFICATIONS 


